निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 श्रावण 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 631 ) पटना , सोमवार , 26 जुलाई 2021 


सामान्य प्रशासन विभाग 


क्र ० 
सं ० 


अधिसूचना 

23 जुलाई 2021 
सं ० 18 / लो ० से ० अ०-12-01 / 2016 ( खण्ड -1 ) / 7438 सा 0 प्र 0 — बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम , 
2011 ( बिहार अधिनियम 4 , 2011 ) की धारा -3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग , 
बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या -1423 दिनांक -11.05.2011 ( समय - समय पर यथा संशोधित ) एवं अधिसूचना 
सं0-19431 दिनांक -23.12.2013 के परिशिष्ट -1 में क्रमांक -36,37 एवं 38 पर राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित सेवाओं को 
तुरन्त के प्रभाव से जोड़ा जाता है : 
सेवा का नाम 

नामनिर्दिष्ट लोक सेवा हेतु प्रथम अपीलीय प्रथम अपील के | द्वितीय अपीलीय द्वितीय 
सेवक समय - सीमा 

प्राधिकार निष्पादन हेतु 

प्राधिकार अपील के 
समय - सीमा 

निष्पादन 

हेतु 

समय - सीमा 
नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र 
का निर्गमन ( बिहार सरकार 

अनुमंडल 

जिला 
21 कार्य दिवस 
के प्रयोजनार्थ ) राजस्व पदाधिकारी 

पदाधिकारी 15 कार्य दिवस 

पदाधिकारी दिवस 
i . अंचल स्तर पर 

अनुमंडल पदाधिकारी 
ii . अनुमंडल स्तर पर या उनके द्वारा 

प्रमंडलीय 
21 कार्य दिवस जिला पदाधिकारी 15 कार्य दिवस 

आयुक्त 

दिवस 
प्राधिकृत पदाधिकारी 
iii . जिला स्तर पर अपर समाहर्ता 21 कार्य दिवस 

प्रमंडलीय 
जिला पदाधिकारी 15 कार्य दिवस 

आयुक्त 

दिवस 


36 


15 कार्य 


15 कार्य 


15 कार्य 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) 26 जुलाई 2021 


37 


प्रमंडलीय आयुक्त 


38 


प्रमंडलीय आयुक्त 


3 . 


नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र 
का निर्गमन ( केन्द्र सरकार 
के प्रयोजनार्थ ) राजस्व पदाधिकारी 

अनुमंडल 
21 कार्य दिवस 

15 कार्य दिवस | जिला पदाधिकारी 
पदाधिकारी 

15 कार्य दिवस 
i . अंचल स्तर पर 
ii . अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी 

जिला पदाधिकारी 15 कार्य दिवस | प्रमंडलीय आयुक्त 

15 कार्य दिवस 
या उनके द्वारा 

21 कार्य दिवस 
प्राधिकृत पदाधिकारी 
iii . जिला स्तर पर अपर समाहर्ता 21 कार्य दिवस | जिला पदाधिकारी 15 कार्य दिवस 

15 कार्य दिवस 
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 
के लिए आय एवं परिसम्पति 
राजस्व पदाधिकारी 21 कार्य दिवस 

अनुमंडल 
प्रमाण पत्र का निर्गमन 

15 कार्य दिवस 
पदाधिकारी 

जिला पदाधिकारी 15 कार्य दिवस 
i . अंचल स्तर पर 
ii . अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी 

जिला पदाधिकारी 15 कार्य दिवस 

15 कार्य दिवस 
या उनके द्वारा 

21 कार्य दिवस 
प्राधिकृत पदाधिकारी 
iii . जिला स्तर पर अपर समाहर्ता 21 कार्य दिवस | जिला पदाधिकारी 

15 कार्य दिवस | प्रमंडलीय आयुक्त 15 कार्य दिवस 
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम , 2011 के अधीन इन सेवाओं को प्राप्त करने हेतु 
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय - समय , पर पूर्व में निर्गत विहित आवेदन प्रपत्र मान्य होंगे । 

4 . संबंधित विभाग आवष्यकतानुसार , समय – समय , पर इससे संबंधित अन्य प्रपत्र , विधि विभाग के 
परामर्श के पश्चात् जारी कर सकेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रचना पाटिल . 

सरकार के अपर सचिव । 

23 जुलाई 2021 
सं ० 18 / लो 0 से 0 अ0-12-01 / 2016 ( खण्ड -1 ) 7439 सा 0 प्र 0 / अधिसूचना संख्या -7438 / दिनांक -23.07.2021 
का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो 
भारत – संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रचना पाटिल , 

सरकार के अपर सचिव । 
The 23rd july 2021 
No - 18 / Lo.Se.A. - 12-01 / 2016 ( Part - I ) 7438 सा o प्र o — In exercise of the powers 
conferred by the Section - 3 of Bihar Right to Public Services Act , 2011 ( Bihar Act 4 , 2011 ) , 
the State Goverment added the following new services in Appendix - 1 at serial no . -36,37 
and 38 of notification no . - 1423 dated - 11.05.2011 ( as amended from time to time ) and 
notification no . - 19431 dated - 23.12.2013 of the General Administration Department , Bihar , 
Patna with immediate effect : 


sl . 


Name of Service 


Namely 

Specified 
Public Servant 


Stipulated 

Time to 
Provide the 

Service 


Appellate 
Authority 


Reviewing 
Authority 


Stipulated 

Time for 
Disposal of 

First 
Appeal 

15 
working 

days 


Stipulated 

Time for 
Disposal of 

Second 
Appeal 

15 
working 

days 


Revenue 
Officer 


21 working 

days 


Sub - divisional 

officer ( 15 
working days ) 


District 
Magistrate 


Issuing of Non 
Creamy layer 
certificate ( for 

use in Bihar 
Government ) 
( ( i ) At block level 

( ii ) At sub 
division level 


36 


21 working 

days 


Sub - divisional 

officer OR 
Authorised 

officer 


District 
Magistrate 


15 
working 

days 


Divisional 
Commission 


15 
working 

days 


er 


बिहार गजट ( असाधारण ) 26 जुलाई 2021 


3 


( iii ) At distirct level 


Additional 
Collector 


District 
Magistrate 


Divisional 
Commissioner 


21 
working 
days 

21 
working 

days 


15 
working 
days 

15 
working 

days 


15 
working 
days 

15 
working 

days 


Revenue 
Officer 


Sub - divisional 

officer 


District 
Magistrate 


Issuing of Non 

Creamy layer 
certificate ( for use in 

Central 
Government ) 
( i ) At block level 
( ii ) At sub - division 

level 


37 


21 
working 

days 


District 
Magistrate 


15 
working 
days 


Divisional 
Commissioner 


15 
working 
days 


Sub 
divisional 
officer OR 
Authorised 

officer 
Additional 
Collector 


( iii ) At distirct level 


District 
Magistrate 


Divisional 
Commissioner 


21 
working 
days 

21 
working 
days 


15 
working 
days 

15 
working 

days 


15 
working 
days 

15 
working 

days 


Revenue 
Officer 


Sub - divisional 

officer 


District 
Magistrate 


38 


Issuing of income & 
assets certificate for 
economically weaker 

class 
( i ) At block level 
( ii ) At sub - division 

level 


21 
working 
days 


District 
Magistrate 


15 
working 

days 


Divisional 
Commissioner 


15 
working 
days 


Sub 
divisional 
officer OR 
Authorised 

officer 
Additional 
Collector 


( iii ) At distirct level 


21 
working 

days 


District 
Magistrate 


15 
working 
days 


Divisional 
Commissioner 


15 
working 

days 


3 . 


4 . 


To avail these services undar Bihar Right to Public Service Act , 2011 the previous 
scheme wise application form issued by General Administration Department will 
remain same . 
In this respect the concerned Deptt . may issue other forms after consultation with 
law Department as per requirment . 

by the order of Governor of Bihar , 

Rachana Patil , 
Additional Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 631-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


